. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 वैशाख 1936 ( श० ) 
संख्या 173 राँची , शुक्रवार । 

25 अप्रैल , 2014 (ई०) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
16 अप्रैल , 2014 


संख्या - 3/प्रोन्नति - 202/ 2011 का.-3604-- श्रीमती पुष्पलता तिर्की, सहायक (पी०बी० || वेतनमान 
रू० 9300-34800, ग्रेड वेतन- 4600 /-) को कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , 
रांची की अधिसूचना संख्या 12221 दिनांक 1 नवम्बर , 2012 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत 
प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (पी०बी० || वेतनमान रू० 9300- 34800, ग्रेड पे०-4800/-) के पद पर प्रोन्नति 
दी गई है । 

2. बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 2000 के तहत अंतिम रूप से झारखण्ड राज्य 
आवंटन के उपरांत श्रीमती तिर्की को वित्त विभाग, बिहार , पटना के कार्यालय आदेश संख्या 858 
दिनांक 31 जनवरी, 2011 द्वारा इस राज्य में योगदान करने हेतु विरमित किया गया, जिसके 
अनुपालन में उन्होंने दिनांक 1 फरवरी, 2011 को सहायक के पद पर योगदान दिया । श्रीमती तिर्की को 
उक्त तिथि तक बिहार राज्य में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति नहीं मिली है, जबकि इस राज्य 
में उनसे कनीय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हो चुके थे। 

3. इस राज्य में योगदान करने के पश्चात इनका वरीयता क्रम 531 पर निर्धारित 
किया गया । वरीयता सूची में श्रीमती तिर्की, अजजा० कोटि से ठीक कनीय सहायक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2014 


श्री राजाराम सोरेन , अजजा० कोटि के हैं , जिनका वरीयता क्रमांक 532 है । श्री सोरेन , अजजा० 
कोटि को विभागीय अधिसूचना संख्या 7299 दिनांक 30 दिसम्बर , 2008 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से 
प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गई है । श्रीमती तिर्की के इस राज्य में योगदान करने के बाद 
प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति की प्रथम बैठक 
दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 को आहत हुई । उक्त बैठक की अनुशंसा पर श्रीमती तिर्की, अज जा० कोटि 
के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर , 2012 के प्रभाव से इन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गई 


4 . दिनांक 9 अप्रैल, 2014 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा तथा 
वित्त विभागीय पत्रांक 2074 दिनांक 4 अप्रैल , 1985 के प्रावधानों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त 
श्रीमती पुष्पलता तिर्की, अज जा० कोटि को उनसे ठीक कनीय सहायक श्री राजाराम सोरेन , अजजा० 
कोटि के अंतर्गत प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दी गई प्रोन्नति की तिथि 30 दिसम्बर , 2008 के 
प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति ( Notional Promotion) दी जाती है । 

5. श्रीमती तिर्की को वास्तविक भुगतान सेवा संहिता के नियम 58 के प्रावधानों के 
अनुसार उक्त पद के पदभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

योगेन्द्र दूबे , 
सरकार के अवर सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 173- 50 | 


